निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 15 


20 चैत्र 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

10 अप्रील 2013 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 10 अप्रील 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य 

वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह विभाग 


( अभियोजन निदेशालय ) 


अधिसूचनाएं 

25 मार्च 2013 
सं ० 03-43 / 2007 / स्था0-273 — बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित जिला अभियोजन पदाधिकारी 
को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 


जाता है 


क्र ० 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन कार्यालय का नाम 


अभियोजन पदाधिकारी का नाम / 

पदनाम 

2 
श्री राम नारायण ठाकुर , 
जिला अभियोजन पदाधिकारी 


3 


1 
1 


4 


जिला अभियोजन कार्यालय, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना 
हाजीपुर । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


25 मार्च 2013 
सं ० अ0 नि 0 ( 01 ) 28 / 2011 / स्था 0 274 - बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारियों 
को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ -4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 


जाता है 


क्र ० 


1 

1 


अभियोजन पदाधिकारी का नाम / 

पदनाम 

2 
श्री उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 


2 


श्री दिनेशचन्द्र गुप्ता 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 


वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन कार्यालय 

का नाम 
3 

4 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, रोसड़ा ( समस्तीपुर) सहायक निदेशक 

अभियोजन निदेशालय, 

बिहार, पटना । 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, वीरपुर ( सुपौल ) अनुमंडल अभियोजन 

कार्यालय , 

डेहरी ऑन सोन , सासाराम 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, बेनीपुर ( दरभंगा ) जिला अभियोजन कार्यालय , 

लखीसराय 
बिहार राज्यपाल के आदेश से 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


3 


श्री सूर्यदेव कुमार 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 


25 मार्च 2013 
संख्या 03-43 / 2007 / स्था 0 275 — बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ -4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 


जाता है 


क्र ० 


अभियोजन पदाधिकारी का नाम / पदनाम 


1 


2 


4 


1 


श्री अशोक कुमार, 


वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन कार्यालय का नाम 
3 
जिला अभियोजन कार्यालय , विधि पदाधिकारी, कारा एवं सुधार 
बेगुसराय 

सेवाएँ निरीक्षणालय , बिहार, पटना । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 


बिहार गजट , 10 अप्रील 2013 


3 


सं ० 07 / एन.बी.एफ.सी. - 11 / 2012 ( सा ० वि ०) -686 

वित्त ( सा ०वि ० ) विभाग 


संकल्प 

3 अप्रील 2013 
विषयः बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में ) अधिनियम -2002 की कंडिका 7 के 

अंतर्गत पीठासीन पदाधिकारी ( सहायक सत्र न्यायाधीश सहित अधिनस्थ न्यायाधीश संवर्ग) ( सब- जज के 
समकक्ष) के दो पद , वेतनमान् 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 में सृजित करने के 
संबंध में । 

वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप सं0 आर.एफ .01-वि.सं.निदे. ( एन.बी.सी.अधिनियम )-12 /07-1954/ वि o 
दिनांक 15.07.2008 द्वारा पटना एवं मुजफ्फरपुर में अभिहित न्यायालय 

अभिहित न्यायालय के लिए एक एक 

के लिए एक एक पीठासीन 
पदाधिकारी का कुल दो पद ( अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष वेतनमान् 12000-16500 ) को सृजन 
की स्वीकृति प्रदान की गई है । 
2. चूँकि बिहार जमाकत्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में ) 

स्थापनाओं में ) अधिनियम-2002 के 
कंडिका-7 ( 1) के प्रावधानानुसार अभिहित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी का पद सहायक सेंशन न्यायाधीश 
सहित अधीनस्थ न्यायाधीश के संबर्ग ( Cadre of Sub- Ordinate Judge including Asst . Session Jugde) के 
समकक्ष है । अतः तदनुरूप वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप सं 0 1954 दिनांक 15.07.2008 में आवश्यक 
संशोधन का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

3. अतएत सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण ( वित्तीय 
स्थापनाओं में ) अधिनियम- 2002 के कंडिका-7 ( 1) के अन्तर्गत वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप सं 0 1954/ वि o 
दिनांक 15.07.2008 के क्रम सं 0 1 में वर्णित पीठासीन पदाधिकारी अपर -जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 
वेतनमान् 12000-16500 को संशोधित करते हुए उसके 

पर पीठासीन पदाधिकारी 
( सहायक सत्र न्यायाधीश सहित अधिनस्थ न्यायाधीश संवर्ग ) ( सब - जज के समकक्ष ) के दो पद , वेतनमान् 
39530-920-40450-1080-49090-1230-54010 में सृजित करने का निर्णय लिया गया है । ये पद बिहार 
न्यायिक सेवा के अस्थायी संवर्गीय पद होगें । 

4. पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप सं 0 1954/ वि दिनांक 15.07.2008 इस हद तक 
संशोधित समझे जायेगें एवं उनकी शेष कंडिकाओं में वर्णित शर्ते यथावार रहेगी । 

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संतोष कुमार मल्ल, सचिव ( व्यय ) । 


समकक्ष 


स्थान 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 03-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


